सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या -14 राँची , गुरुवार , 


20 जनवरी , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 जनवरी , 2022 


खण्ड 


संख्या -1 / पी०-102 / 2014 का०-149 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -124 दिनांक 
07.01.2022 के द्वारा कोविड -19 के संक्रमण में लगातार वृद्धि को देखते हुए इसकी रोकथाम 
सम्बन्धी गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग , झारखण्ड के द्वारा सम्पादित किए जा रहे विभिन्न कार्यों के ससमय निष्पादन , अनुश्रवण एवं 
समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए श्री ए ० दोड्डे , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) , निदेशक , समाज कल्याण , 
झारखण्ड की अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य , चि ० शि ० एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड के 
नियंत्रणाधीन प्रतिनियुक्त किया गया है । 


> 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 20 जनवरी , 2022 
श्री दोड्डे के दिनांक 07.01.2022 को कोरोना संक्रमित ( Positive ) हो जाने के कारण 

के 
अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य , चि ० शि ० एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड के नियंत्रणाधीन उनकी 
उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति को निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


) 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 14 50 


-- 


